रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/ 99 


REGD . NO . D . L.-33004 / 99 


मयपवजयते 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India , 


असाधारण 


। 


EXTRAORDINARY 


OVEE, MEL OF 


भाग - खण्ड 3 - उप - खण्ड (li ) 
PARTILL Section 3 -- Sub- section(ii ) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


DADIMi - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


सं . 2951 
NO. 295 ] 


नई दिल्ली , बहस्पतिवार , मई 10 , 2001 / वैशाख 20 , 1923 
NEW DELHI, THURSDAY ,MAY 10 , 2001NAISAKHA 20 , 1923 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- - 


- 


- 


- 


रसायन और उर्वरक मंत्रालय 
( राष्ट्रीय औषध मूल्यनिर्धारण प्राधिकरण ) 

आदेश 

नई दिल्ली, 10 मई, 2001 
का . आ . 401( अ ) - राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण , भारत सरकार के रसायन और उर्वरक मंत्रालय द्वारा 
जारी का० आo 637( अ) तारीख 4 सितम्बर, 1997 के साथ पठित औषध ( कीमत नियंत्रण) आदेश, 1995 के पैरा 
9 के उप पैरा (1 ) और (2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे की सारणी के स्तंभ (5) मे विनिर्दिष्ट 
कीमत को उक्त सारणी के स्तंभ ( 3) और (4 ) मे की क्रमशः तत्स्थानी प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट प्रबलता और पैक 
आकार सहित उस सारणी के स्तंभ (2) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट अनुसूचित विनिर्मितयों में से प्रत्येक 
की , उत्पाद शुल्क और स्थानीय कर, यदि कोई है , को छोड़कर अधिकतम कीमत के रुप में नियत करती है : 


A 


सारणी 


क्र . सं. विनिर्मिति का नाम 


प्रबलता 


पैक आकार 


अधिकतम 
कीमत (र ., 


1 


2 


प्रत्येक ऐनट्रिक लिपित टिकिया में 

एसपिन- 75 मिग्रा. 10 का एएल / पत्ता 


" 1. 


1. 82 


एसप्रिन विलंबित विमोचन | 
75 मिग्रा. गोलियां 


2. 


ऐसप्रिन - 150 मिग्रा. 


10 hi 


१ | 


2 . 68 


एसप्रिन विलंबि । विमोचन 
150 मिग्रा. गोलिया 


1 -101 GPURI 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


|PART II _ SEC. 3( i)1 


. 


. . 


3. 


एसप्रिन विलंबित विमोचन 
325 मिग्रा. गोलियां 


ऐसप्रिन-325 मिग्रा. 


10 का एएल / पत्ता 


3. 80 " 


नोट : 
( क ) ये कीमतें विनिर्दिष्ट पैक व समान प्रबलता के पैकों पर उत्पाद शुल्क और स्थानीय कर को छोड़कर 

अधिकतम कीमत के रुप में नियत की जाती हैं , और कम्पनी किसी छट का दावा नहीं कर सकती, जब 

तक उसे छूट के लिये सरकार / रा. औ.मू.नि .प्रा . से आदेश प्राप्त न हो । 
( ख ) वह पैक जिसकी कम्पोज़िशन समान है लेकिन आकार में अन्तर है, वह प्रो - राटा प्राइजिंग आदेश का . आ . 
____ 83 ( अ) दिनांक 27.1. 1998 के तहत आयेगी । 

अगर कम्पनी, विभिन्न प्रकार की पैकिंग सामाग्री या उसमें विशेष लक्षण का दावा करती है तो उसे राष्ट्रीय 
औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण के पास कीमत के अनुमोदन / नियत कराने के लिये आना होगा । 


[ का. सं .: 45 / 2001/ षि / फा. सं. 8( 34 )/ 2001 / डीपी / एनपीपीए.- डिवी - II ] 

एस. के , भट्ट, उप निदेशक 


MINISTRYOF CHEMICALS AND FERTILIZERS 
(NATIONAL PHARMACEUTICAL PRICING AUTHORITY ) 

ORDER 
New Delhi, the 10th May . 2001 


S .O . 401(E ). In exercise of the powers, conferred by sub - paragraphs ( 1 ) and ( 2 ) of paragraph 9 of 
the Drugs ( Prices Control) Order. 1995 . read with No. S . O . 637 ( E ) dated t 
issued by the Government of India in the Ministry of Chemicals and Fertilizers, the National 
Pharmaceutical Pricing Authority , hereby fixes the prices as specified in column (5 ) of the table 
below as ceiling prices exclusive of excise duty and local tax , if any, of each of the Scheduled 
formulations specified in the corresponding entry in column ( 2 ) of the said Table with the strength 
and pack size specified respectively in the corresponding entries in columns (3 ) and (4 ) thereof: 


Table 


Name of the formulation 


Strength 


Sl . 
No. 
(1) 


Pack 
Size 
( 4 ) 


Ceiling Price 

( Rs . ) 
_ ( 5 ) 


(3 ) 


Each entric coated tab contains 
Aspirin - 75mg 


" 1. 


10 s Al St 


1 . 82 


Aspirin Delayed Release 
75mg Tablet 


2. 


Aspirin Delayed Release 
150mg Table ! 


Aspirin -150mg 


10 s Al_ St 


2.68 


3 . 


Aspirin - 325mg 


10 s Al_ St 


3. 80 " 


Aspirin Delayed Releast 
325mg Tablet 


[ भाग - खण्ड 3(ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


Note : 
(a ) The prices fixed are the maximum ceiling prices ( exclusive of excise duty and local taxes if 

any ) for the specified pack and packs of similar strength , and companies cannot claim 
exemption on any ground therefrom , unless specifically permitted by the Government NPP .A 
through an order. 
Pro -rata pricing for packs of same composition but of different sizes will be applicable vide 
S . O . No . 83 ( E ) dated 27. 1 . 1998 . 
For different packing materialused or any special feature claimed , companies are required 
to approach NPPA for approval/ fixation of specific prices. 


|PN/45/ 200I/ F/E. No. 8(34)/ 2001/ DPINPPA- Div .-11 ] 


SK BHATT . Dr . Director 


आदेश 

नई दिल्ली, 10 मई, 2001 
का . आ . 402 ( अ). -- राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण, भारत सरकार के रसायन और उर्वरक मंत्रालय द्वारा 
जारी का० आo 637 ( अ ) तारीख 4 सितम्बर , 1997 के साथ पठित औषध ( कीमत नियंत्र :) आदेश, 1995 के पैरा 
9 के उप पैरा (1) और (2 ) और पैरा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तः भारत सरकार के रसायन 

और उर्वरक मंत्रालय ( राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण ) के आदेश सं० का० मा0 758 ( अ), तारीख : 
सितम्बर, 1998 को जहाँ तक उसका सम्बन्ध नीचे की सारणी के विनिर्मित पैट - , उन बातों के सिवाय 
अधिक्रान्त करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण के पूर्वकिया गया है या करने का लोप किया गया है , नीचे की सारणी 
के स्तंभ (5) मे विनिर्दिष्ट कीमत को उक्त सारणी के स्तंभ (3) और (4) मे की क्रमशः तत्स्थानी प्रविष्टियों में 
विनिर्दिष्ट प्रबलता और पैक आकार सहित उस सारणी के स्तंभ ( 2) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट 
अनुसूचित विनिर्मितयों में से प्रत्येक की , उत्पाद शुल्क और स्थानीय कर, यदि कोई है, को छोड़कर अधिकतम कीमत 
के रुप में नियत करती है । 


सारणी 


क्र . सं. विनिर्मिति का नाम 


प्रबलता 


पैक आकार 


अधिकतम 
कीमत ( रु.) 


1 


2 


3 


"1. 
2. 


सामाइड गोलियां 
फूसामाइड गोलियां 


प्रत्येक टिकिया में 
फ्रूसामाइड - 40 मि. ग्रा . 
फ्रूसामाइड - 40 मि. ग्रा. 


10 का एएल / पत्ता 3.46 
10 का एएल /बिलस्टर 3. 02 " 


नोट : 


( क ) ये कीमतें विनिर्दिष्ट पैक व समान प्रबलता के पैकों पर उत्पाद शुल्क और स्थानीय कर को छोड़कर 

अधिकतम कीमत के रुप में नियत की जाती हैं , और कम्पनी किसी छूट का दावा नहीं कर सकती, जब .. 

तक उसे छूट के लिये सरकार / रा. औ.मू. नि. प्रा. से आदेश प्राप्त न हो । 
( ख ) वह पैक जिसकी कम्पोज़िशन समान है लेकिन आकार में अन्तर है, वह प्रो - राटा प्राइजिंग आदेश का . आ . 

83( अ ) दिनांक 27.1. 1998 के तहत आयेगी । 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 

[PARTII—— Sec. 3(11)] 
( ग) अगर कम्पनी, विभिन्न प्रकार की पैकिंग सामाग्री या उसमें विशेष लक्षण का दावा करती है तो उसे राष्ट्रीय 

औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण के पास कीमत के अनुमोदन /नियत कराने के लिये आना होगा । 


[* 1.F1.745 /2001/fa/ .j.8( 34 )/2007/610 /241919.- feet- II ] 

एस. के , भट्ट, उप निदेशक 


ORDER 
New Delhi, the 1001May, 2001 


$ . 0 . 402 (E ). — - In exercise of the powers, conferred by sub - paragraph ( 1 ) and (2 ) of paragraph 9 
and paragraph 11 of the Drugs (Prices Control) Order , 1995 read with S . 0 , No. 637 ( E ), dated the 
4th September, 1997 issued by the Government of India in the Ministry of Chemicals and Fertilizers. 
and in supersession of the Order of the Government of India in the Ministry of Chemicals and 
Fertilizers, (National Pharmaceutical Pricing Authority ) No. S . O . 758 ( E ), dated 24 September , 
1998 , in so far as it relates to formulation packs mentioned in the table below , except in respect of 
things done or omitted to be done before such supersession , the National Pharmaceutical Pricing 

y fixes the prices as specified in column ( 5 ) of the table below as the ceiling price 
exclusive of excise duty , and local tax , if any, for scheduled formulation specified in the 
corresponding entry in column ( 2 ) of the said Table with the strength and pack size specified 
respectively in the corresponding entries in column ( 3 ) und (4 ) thereof : 


Table 


$ 1. Name of the formulation 


Strength 


Pack 
Size 


Ceiling Price 

(Rs. ) 
(5 ) 


_ (2 ) 


(3 ) 


Each tab contains 
Frusenide -40mg 


“ 1 . 


Frusemide Tablet 


10 s Al St 


3 . 46 


2 . 


Frusemide Tablet 


Frusemide -40mg 


10 s Al B1 


3. 02" 


Note : 
(a ) The prices fixed are the maximum ceiling prices (exclusive of excise duty and local taxes if 

any ) for the specified pack and packs of similar strength , and companies cannot claim 
exemption on any ground therefrom , unless specifically permitted by the Government/NPPA 

through an order. 
(b ) Pro -rata pricing for packs of same composition but of different sizes will be applicable vide 

S . O . No. 83 ( E ) dated 27 . 1 . 1998 . 
(c ) For different packing material used or any special feature claimed , companies are required 

to approach NPPA for approval/ fixation of specific prices . 


[PN /45/2001/F /F .No. 8 ( 34 )/2001/DP/NPPA -Div .- II ] 


S .K BHATT . Dy. Director 


[ भाग 1 - खण्ड 3(ii) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


आदेश 
नई दिल्ली, 10 मई, 2001 


का . आ . 403( अ ). राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण, भारत सरकार के रसायन और उर्वरक मंत्रालय द्वारा 
जारी का० आ० 637( अ) तारीख 4 सितम्बर , 1997 के साथ पठित औषध ( कीमत नियंत्रण) आदेश, 1995 के पैरा 
9 के उप पैरा (1) और (2) और पैरा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे की सारणी के स्तंभ (5 ) 
मे विनिर्दिष्ट कीमत को उक्त सारणी के स्तंभ (3) और (4 ) मे की क्रमशः तत्स्थानी प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट प्रबलता 
और पैक आकार सहित उस सारणी के स्तंभ ( 2) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट अनुसूचित विनिर्मितयों में 
से प्रत्येक की , उत्पाद शुल्क और स्थानीय कर , यदि कोई है, को छोड़कर अधिकतम कीमत के रुप में नियत 
करती है : 


सारणी 


क्र . सं . विनिर्मिति का नाम 


प्रबलता 


पैक आकार अधिकतम 

कीमत ( रु.). 
45 


1 


2 


प्रत्येक मिलि में 
"1. मल्टी विटामिन इन्जैक्शन विटामिन ए ( पामिटेट) -1000 आई.यू. 10 मिलि 

4. 82 " 
कोलकेलसीफेरोल ( विटामिन डी3)100 आई. यू एम्पयूल 
एल्फा टोकोफिरायल ऐसीटेट-0.5 मिग्रा . 

___ थायमिन एचसीएल-5 मिग्रा . 
रिबोफिलेवीन फोस्फेट सोडियम-0.4 मिग्रा . 

एसकोरबिक ऐसिड- 50 मिग्रा. 

निकोटिनामाइड- 10 मिग्रा . 
पायरिडोक्साइन एचसीएल-1.5 मिग्रा. 

डी - पेन्थीनोल आई. पी .-2.5 मिग्रा . 

बेनजाइल एल्कोहोल-1% डब्लयू./ वी . 
नोट : 
( क ) ये कीमतें विनिर्दिष्ट पैक व समान प्रबलता के पैकों पर उत्पाद शुल्क और स्थानीय कर को छोड़कर 

अधिकतम कीमत के रुप में नियत की जाती हैं , और कम्पनी किसी छूट का दावा नहीं कर सकती, जब 

तक उसे छूट के लिये सरकार / रा. औ.मू. नि .प्रा. से आदेश प्राप्त न हो । 
( ख ) वह पैक जिसकी कम्पोज़िशन समान है लेकिन आकार में अन्तर है, वह प्रो -- राटा प्राइजिंग आदेश का . आ . 

83 ( अ) दिनांक 27 .1. 1998 के तहत आयेगी । 
( ग) अगर कम्पनी, विभिन्न प्रकार की पैकिंग सामाग्री या उसमें विशेष लक्षण का दावा करती है तो उसे राष्ट्रीय 

औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण के पास कीमत के अनुमोदन / नियत कराने के लिये आना होगा । 


[ का. सं./ 45 /2001/ षि / फा . सं. 8( 34 )/ 2001/ डीपी / एनपीपीए. - डिवी - II ] 

एस. के. भट्ट, उप निदेशक 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


Pwill - Sex 3 ( )] 


ORDER 
New Delhi, the 10th May , 2001 


S . O . 103 (E ).- - In exercise of the powers , conferred by sub - paragraphs ( 1 ) and ( 2 ) of paragraph 9 and 
paragraph 11 of the Drugs (Prices Control) Order, 1995, read with No. S.O . 637 ( E ) dated the 4th 
September , 1997 issued by the Government of India in the Ministry of Chemicals and Fertilizers , 
the National Pharmaceutical Pricing Authority, hereby fixes the prices as specified in column (5 ) of 
the table below as ceiling prices exclusive of excise duty and local tax, if any , of each of the 
Scheduled formulations specified in the corresponding entry in column ( 2 ) of the said Table with 
the strength and pack size specified respectively in the corresponding entries in columns ( 3 ) and (4 ) 
thereof: 


Table 


Strength 


Pack 


Sl. Nameof the formulation 
No. 
(1) (2) 


Ceiling Price 

(Rs. ) 


Size 


(3 ) 


_ (5 ) 


“ 1 . Multi Vitamin Injection 


4 . 82 


10ml 
Ampoule 


Each ml contains 
Vitamin A (As Palmitate ) - 1000IU 
Cholecalciferol ( Vit. D3)- 1001Ų 
Alpha Tocopheryl Acetate -0 .5mg 
Thiamine HCI - 5mg, Riboflavin 
Phosphate Sodium -0 .4mg 
Ascorbic Acid - 50mg 
Nicotinamide - 10mg 
Pyridoxine IIC1 - 1 .5mg 
D - Panthenol - 2 .5mg 
Benzyl Alcohol - 1 % w / v 


Note : 
( a ) The prices fixed are the maximum ceiling prices ( exclusive of excise duty and local taxes if 

any ) for the specified pack and packs of similar strength , and companies cannot claim 
exemption on any ground therefrom , unless specifically permitted by the Government/NPPA 
through an order 
Pro -rata pricing for packs of same composition but of different sizes will be applicable vide 

S . O . No. 83 ( E ) dated 27 . 1. 1998 . 
c ) For different packing material used or any special feature claimed , companies are required 

to approach NPPA for approval / fixation of specific prices. 


JPN /45/2001/F /F No. 80.34 )/ 2001/DP /NPPA -Div .- 


S. K .BHATT. Dy Director 


[ भाग 11 - खण्ड 3( ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


आदेश 

नई दिल्ली , 10 मई, 2001 
का . आ. 404( अ). - राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण , भारत सरकार के रसायन और उर्वरक मंत्रालय द्वारा 
जारी का० आ० 637( अ) तारीख 4 सितम्बर, 1997 के साथ पठित औषध ( कीमत नियंत्रण) आदेश, 1995 के पैरा 
9 के उप पैरा (1) और (2) और पैरा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , तथा भारत सरकार के रसायन 
और उर्वरक मंत्रालय (रसायन और पैट्रोरसायन विभाग) के आदेश सं० का० आ० 879( अ), तारीख 6 नवम्बर , 1995 
को जहाँ तक उसका सम्बन्ध नीचे की सारणी के विनिर्मित पैक से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रान्त करते हुए 
जिन्हें ऐसे अधिक्रमण के पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, नीचे की सारणी के स्तंभ (5) मे 
विनिर्दिष्ट कीमत को उक्त सारणी के स्तंभ ( 3) और (4) मे की क्रमशः तत्स्थानी प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट प्रबलता 

और पैक आकार सहित उस सारणी के स्तंभ (2) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट अनुसूचित विनिर्मितयों में 
से प्रत्येक की , उत्पाद शुल्क और स्थानीय कर, यदि कोई है, को छोड़कर अधिकतम कीमत के रुप में नियत करती है । 

सारणी 
क्र . सं. विनिर्मिति का नाम 

प्रबलता 

पैक आकार अधिकतम 

कीमत ( रु.) 
12 

3 

___ 

4 5 

प्रत्येक वाइल में 
" 1, बैन्जाथीन पैनिसिलीन जी बैन्जाथीन पैनिसिलीन 

1 वाइल 

6 .84 
इन्जै. 6 लाख 

जी - 600000 आई. यू. 
बैन्जाथीन पैनिसिलीन जी 

बैन्जाथीन पैनिसिलीन 

5 वाइल 34 . 20 
इन्जै . 6 लाख 

जी - 600000 आई.यू . 
बैन्जाथीन पैनिसिलीन जी 

बैन्जाथीन पैनिसिलीन 

1 वाइल 

10. 42 
इन्जै. 12 लाख 

जी - 1200000 आई. यू. 
बैन्जाथीन पैनिसिलीन जी बैन्जाथीन पैनिसिलीन 

5 वाइल 52. 10 
इन्जै. 12 लाख 

जी - 1200000 आई. यू. 
बैन्जाथीन पैनिसिलीन जी बैन्जाथीन पैनिसिलीन 

1 वाइल 16.74 " 
इन्जै. 24 लाख 

जी - 2400000 आई. यू. 
नोट : 
( क ) ये कीमतें विनिर्दिष्ट पैक व समान प्रबलता के पैकों पर उत्पाद शुल्क और स्थानीय कर को छोड़कर 

अधिकतम कीमत के रुप में नियत की जाती हैं , और कम्पनी किसी छूट का दावा नहीं कर सकती, जब 

तक उसे छूट के लिये सरकार / रा. औ.मू. नि. प्रा. से आदेश प्राप्त न हो । 
( ख ) वह पैक जिसकी कम्पोजिशन समान है लेकिन आकार में अन्तर है, वह प्रो - राटा प्राइजिंग आदेश का . आ . 

83 ( अ ) दिनांक 27 .1.1998 के तहत आयेगी । 
( ग ) अगर कम्पनी, विभिन्न प्रकार की पैकिंग सामाग्री या उसमें विशेष लक्षण का दावा करती है तो उसे राष्ट्रीय 

औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण के पास कीमत के अनुमोदन / नियत कराने के लिये आना होगा । 


[ का. मं./ 45/ 2001/ यि / फा. सं. 8 ( 34 )/ 2001/ डीपी/ एनपीपीए डिवी -11 ) 

एम. के भर, उप निदेशक 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


(PART II - SEC , 3 ( ii ) 


ORDER 

New Delhi, the 10th May, 2001 
S .O . 404 (E ).- In exercise of the powers, conferred by sub -paragraph ( 1 ) and (2 ) of paragraph 9 
and paragraph 11 of the Drugs ( Prices Control) Order, 1995 read with S . O . No . 637 (E ), dated the 
4th September , 1997 issued by the Government of India in the Ministry of Chemicals and Fertilizers, 
and in supersession of the Order of the Government of India in the Ministry of Chemicals and 
Fertilizers, (Deptt. of Chemicals & Petrochemicals ) No . S .O . 879 ( E ), dated 6th November, 1995 , in 
so far as it relates to formulation packs mentioned in the table below , except in respect of things 
done or omitted to be done before such supersession , the National Pharmaceutical Pricing Authority 
hereby fixes the prices as specified in column (5 ) of the table below as the ceiling price exclusive of 
excise duty , and local tax , if any, for scheduled formulation specified in the corresponding entry in 
column (2) of the said Table with the strength and pack size specified respectively in the 
corresponding entries in column (3 ) and (4 ) thereof : 


Table 


Si. Nane of the formulation 


Strength 


Pack 
Size 


Ceiling Price 

(Rs.) 
( 5 ) 


(1 ) 


( 3 ) 


" 1 . 


Each vial contains 
Benzathinc Penicillin 
G -600000 IU 


1 Vial 


Benzathine Penicillin 
G . Inj. 6 Lac 


6 .84 


5 Vial 


34.20 


Benzathine Penicillin 
G . Inj. 6 Lac 


Benzathine Penicillin 
G -600000 IU 


3 . 


1 Vial 


10 .42 


Benzathine Penicillin 
G . Inj. 12 Lac 


Benzathine Penicillin 
G - 1200000 IU 


4 . 


5 Vial 


52 . 10 


Benzathine Penicillin 
G . Inj. 12 Lac 


Benzathine Penicillin 
G - 1200000 IU 


5 . 


| Vial 


16 .74 


Benzathine Penicillin 
G . Inj. 24 Lac 


Benzathinc Penicillin 
G - 2400000 IU 


Note : 
(a ) The prices fixed are the maximum ceiling prices (exclusive of excise duty and local taxes iſ 

any) for the specified pack and packs of similar strength, and companies cannot claim 
excinption on any ground therefrom , unless specifically permitted by the Government/NPPA 

through an order. 
(b ) Pro -rata pricing for packs of same composition but of different sizes will he applicable vide 

S . O . No . 83( E ) dated 27 . 1. 1998 . 
( c ) For different packing inaterial used or any special feature claimed , companies are required 

to approach NPPA for approval/ſixation of specific prices . 


IPN /45/2001/F /F No. 81347/2001/01" NI P :1-Dix -111 


SK BUATID Director 


[ भाग II - खण्ड 3( i) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


- 


- 


आदेश 

नई दिल्ली, 10 मई, 2001 
का . आ. 405( अ ). - राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण, भारत सरकार के रसायन और उर्वरक मंत्रालय द्वारा 
जारी का० आ० 637( अ) तारीख 4 सितम्बर, 1997 के साथ पठित औषध ( कीमत नियंत्रण) आदेश, 1995 के पैरा 
9 के उप पैरा (1) और (2) और पैरा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तथा भारत सरकार के रसायन 
और उर्वरक मंत्रालय (रसायन और पैट्रोरसायन विभाग ) के आदेश सं० का० आ० 265 ( अ), तारीख 29 मार्च, 1996 
को जहाँ तक उसका सम्बन्ध नीचे की सारणी के विनिर्मित पैक से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रान्त करते हुए 
जिन्हें ऐसे अधिक्रमण के पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, नीचे की सारणी के स्तंभ (5) मे 
विनिर्दिष्ट कीमत को उक्त सारणी के स्तंभ (3) और (4 ) मे की क्रमशः तत्स्थानी प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट प्रबलता 

और पैक आकार सहित उस सारणी के स्तंभ (2 ) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट अनुसूचित विनिर्मितयों में 
से प्रत्येक की , उत्पाद शुल्क और स्थानीय कर, यदि कोई है, को छोड़कर अधिकतम कीमत के रुप में नियत करती है । 


सारणी 


क्र . सं . विनिर्मिति का नाम 


प्रबलता 


पैक आकार 


अधिकतम 
कीमत (रु .) 


1 


2 


_ "1. 


रेनीटीडिन गोलियां 


रेनीटीडिन गोलियां 


रेनीटीडिन गोलियां 


रेनीटीडिन गोलियां 


रेनीटीडिन + डाईसाइकलोमाइन 
गोलियां 


प्रत्येक लिपित टिकिया में 

रेनीटीडिन एचसीएल 10 का एएल / पत्ता 6. 02 
रेनीटीडिन - 150 मि . ग्रा . के बराबर 

रेनीटीडिन एचसीएल 10 का एएल /बिलस्टर 5.64 
रेनीटीडिन - 150 मि. ग्रा . के बराबर 

रेनीटीडिन एचसीएल 10 का एएल / पत्ता 10.52 
रेनीटीडिन - 300 मि. ग्रा. के बराबर 

रेनीटीडिन एचसीएल 10 का एएल /बिलस्टर 10.14 
रेनीटीडिन - 300 मि . ग्रा. के बराबर 

रेनीटीडिन एचसीएल 10 का एएल / पत्ता 6. 30 
रेनीटीडिन - 150 मि . ग्रा. के बराबर । 
डाईसाइकलोमाइन - 10 मि. ग्रा . 

रेनीटीडिन एचसीएल 10 का एएल /बिलस्टर 5.92 
रेनीटीडिन - 150 मि . ग्रा . के बराबर 
डाईसाइकलोमाइन - 10 मि. ग्रा . 

रेनीटीडिन एचसीएल 10 का एएल / पत्ता 6. 92 
रेनीटीडिन -150 मि. ग्रा . के बराबर 

डोमपरीडन - 10 मि. ग्रा . 

रेनीटीडिन एचसीएल 10 का एएल /बिलस्टर 6.54 
रेनीटीडिन --150 मि. ग्रा. के बराबर 

डोमपरीडन - 10 मि . ग्रा . 


रेनीटीडिन + डाईसाइकलोमाइन 


गोलियां 


रेनीटीडिन + डोमपरीडन 
गोलियां 


रेनीटीडिन + डोमपरीडन 
गोलियां 


1401G1 / 201- 2 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


| PARTII --- SEC . 3( i)] 


9. 


रेनीटीडिन + सिसाप्राइड 

रेनीटीडिन एचसीएल 10 का एएल / पत्ता 9. 82 
गोलियां 

रेनीटीडिन - 150 मि . ग्रा. के बराबर 

सिसाप्राइड - 10 मि . ग्रा . . 
___ 10 . रेनीटीडिन + सिसाप्राइड 

रेनीटीडिन एचसीएल 10 का एएल /बिलस्टर 9. 44 " 
गोलियां 

रेनीटीडिन - 150 मि . ग्रा . के बराबर 

सिसाप्राइड - 10 मि . ग्रा . 
नोट : 
( क ) ये कीमतें विनिर्दिष्ट पैक व समान प्रबलता के पैकों पर उत्पाद शुल्क और स्थानीय कर को छोड़कर 
. अधिकतम कीमत के रुप में नियत की जाती हैं, और कम्पनी किसी छूट का दावा नहीं कर सकती, जब 

तक उसे छूट के लिये सरकार / रा. औ.मू.नि. प्रा . से आदेश प्राप्त न हो । 
( ख ) वह पैक जिसकी कम्पोज़िशन समान है लेकिन आकार में अन्तर है, वह प्रो - राटा प्राइजिंग आदेश का . आ . 

83 ( अ) दिनांक 27 .1. 1998 के तहत आयेगी । 
( ग) अगर कम्पनी, विभिन्न प्रकार की पैकिंग सामाग्री या उसमें विशेष लक्षण का दावा करती है तो उसे राष्ट्रीय 

औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण के पास कीमत के अनुमोदन / नियत कराने के लिये आना होगा । 


[ कां. सं ./ 45 /2001/ वि / फा. सं . 8 ( 34 )/ 2001/ डीपी/ एनपीपीए.- डिवी - II ] 

एस. के . भट्ट, उप निदेशक 


ORDER 

New Delhi, the 10th May, 2001 
S. 0. 405 ( E).--- In exercise of the powers, conferred by sub- paragraph (1 ) and ( 2) of paragraph 9 
and paragraph 11 of the Drugs (Prices Control) Order, 1995 read with S. O . No. 637 (E ), dated the 
4th September , 1997 issued by the Government of India in the Ministry of Chemicals and Fertilizers, 
and in supersession of the Order of the Government of India in the Ministry of Chemicals and 
Fertilizers, (Deptt. of Chemicals & Petrochemicals ) No. S . O . 265 (E ), dated 29 March , 1996 , in so 
far as it relates to formulation packs mentioned in the table below , except in respect of things done 
or omitted to be done before such supersession , the National Pharmaceutical Pricing Authority 
hereby fixes the prices as specified in column (5 ) of the table below as the ceiling price exclusive of 
excise duty , and local tax , if any, for scheduled formulation specified in the corresponding entry in 
column (2 ) of the said Table with the strength and pack size specified respectively in the 
corresponding entries in column (3) and (4) thereof : 


Table 


Sl. Name of the formulation 


, 


Strength 


Pack 
Size 


Ceiling Price 

( Rs. ) 


No . 


(1) 


(2 ) 


( 3 ) 


( 5 ) 


“1. 


Ranitidine Tab 


10 s Al_St 


6.02 


Each coated tab contains 
Ranitidine HCl eq . to 
Ranitidine- 150mg 
Ranitidine HCl eq . to 
Ranitidine - 150mg 


. .. 2. 


Ranitidine Tab 


10 s Al_ BI 


5 .64 


[ YTT || -- UE 3 (ii ) ] 


भारत का राजगन ; असाधारण 


3 . Ranitidine l ab 

Ranitidine fICl eq. to 

10 s Al St 

Ranitidine- 300mg 
4 . Ranitidine Tab 

Ranitidine HCl eq . 10 10 s Al_ B1 10 . 14 

Ranitidine - 300mg 
Ranitidine + Dycyclomine Ranitidine I /Cl eq . to 

10 s Al_ St 

6 . 30 
Tablets 

Ranitidine - 150mg 

Dycyclomine- 10mg 
6 . Ranitidine + Dycyclomine Ranitidine HCl eq . to 10 s Al_ BI 

5 . 92 
Tablets 

Ranitidine- 150mg 

Dycyclomine - 10mg 
Ranitidine + Domperidone Ranitidine IICI eq . to 

10 s Al 

0,92 
Tablets 

Ranitidine -150mg 

Domperidone - 10mg 
8 . Ranitidine + Domperidone Ranitidine HCl eq . to 

10 s Al B1 

6 .54 
Tablets 

Ranitidinc-150mg 

Domperidone- 10mg 
9 . Ranitidine + Cisapride 

Ranitidine HCl eq . 10 

10 s Al St 

9 .82 
Tablets 

Ranitidine -150mg 

Cisapride- 10mg 
10 . Ranitidine + Cisapride 

Ranitidine HCleq. to 

10 s Al B1 

9 . 44 " 
Tablets 

Ranitidine- 150mg 

C isapride- 10mg 
Note : 
(a ) The prices fixed are the maximum ceiling prices (exclusive of excise duty and local taxes in 

any ) for the specified pack and packs of similar strength , and companies cannot clair 
exemption on any ground therefrom , unless specifically permitted by the Government NPNA 
through an order. 


(b ) 


(c ) 


Pro -rata pricing for packs of same composition but of different sizes will be applicable view 
S . O . No. 83 ( E ) dated 27 . 1. 1998 . 
For different packing material used or any special feature claimed , companies are required 
to approach NPPA for approval/fixation of specific prices. 


IPN /45 /2001/F /F No . 86: + )/2001/DP /NPPA -Dix :- 11 ] 


SK BHAT. DI Director 


आदेश 

The farmeft, 10 , 2001 
का . आ . 406( अ ) - राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण , भारत सरकार के रसायन और उर्वरक मंत्रालय द्वारा 
TTOTO 3410 637 (31) arta 4 far, 1997 ☆ te afen 31 (649 ALUST ) 31CT, 1995 i ! 
9 के उप पैरा (1) और (2 ) और पैरा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तथा भारत सरकार के २२साय 
33 345 Hald (THINH 3 HITH fa II) + 3T4 Ho cho HTC 263( 3 ) HITg 29 HÌd, 1996 
को जहाँ तक उसका सम्बन्ध नीचे की सारणी के विनिर्मित पैक से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रान्त करते हुए 
जिन्हें ऐसे अधिक्रमण के पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है , नीचे की हार के स्तंभ (5 ) म 


Yolcijos 


THE GAZETTE OF INDIA , EXTRAORDINARY 

| PART II - SEC . 3( 1)]] 
विनिर्दिष्ट कीमत को उक्त सारणी के स्तंभ (3) और (4 ) मे की क्रमशः तत्स्थानी प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट प्रबलता 

और पैक आकार सहित उस सारणी के स्तंभ ( 2) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट अनुसूचित विनिर्मितयों में 
से प्रत्येक की, उत्पाद शुल्क और स्थानीय कर, यदि कोई है, को छोड़कर अधिकतम कीमत के रुप में नियत करती है । 

सारणी 
क्र . सं. विनिर्मिति का नाम 

प्रबलता 

पैक आकार अधिकतम 

कीमत (रु.) .. 
12 


6 . 42 " 


प्रत्येक वाइल में 
" 1. सोडियम बेनजाइल पैनिसिलीन सोडियम बेनजाइल 

1 वाइल 

5 .04 
इन्जैक्शन 5 लाख यूनिट पैनिसिलीन जी 5 लाख यूनिट 
सोडियम बेनजाइल पैनिसिलीन सोडियम बेनजाइल 

1वाइल 
इन्जैक्शन 10 लाख यूनिट पैनिसिलीन जी 10 लाख यूनिट 
नोट : 
( क ) ये कीमतें विनिर्दिष्ट पैक व समान प्रबलता के पैकों पर उत्पाद शुल्क और स्थानीय कर को छोड़कर 

अधिकतम कीमत के रुप में नियत की जाती हैं , और कम्पनी किसी छूट का दावा नहीं कर सकती, जब 

तक उसे छूट के लिये सरकार / रा. औ.मू.नि .प्रा. से आदेश प्राप्त न हो । 
( ख) वह पैक जिसकी कम्पोज़िशन समान है लेकिन आकार में अन्तर है, वह प्रो - राटा प्राइजिंग आदेश का, आ . 

83( अ) दिनांक 27 .1.1998 के तहत आयेगी । 
( ग ) अगर कम्पनी, विभिन्न प्रकार की पैकिंग सामाग्री या उसमें विशेष लक्षण का दावा करती है तो उसे राष्ट्रीय 

औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण के पास कीमत के अनुमोदन /नियत कराने के लिये आना होगा । 


[ कां . सं ./ 45/ 2001/ वि / फा. सं. 8( 34 )/ 2001 / डीपी/ एनपीपीए. - डिवी - II ) 

एस. के. भट्ट, उप निदेशक 


ORDER 
New Delhi, the 10th May, 2001 


S. O . 406 ( E ). ---. In exercise of the powers, conferred by sub -paragraph ( 1 ) ana ( 2 ) of paragraph 9 
and paragraph 11 of the Drugs (Prices Control) Order, 1995 read with $ . O . No. 637 ( E ), dated the 
4 " September , 1997 issued by the Government of India inthe Ministry of Chemicals and Fertilizers , 
and in supersession of the Order of the Government of India in the Ministry of Chemicals and 
Fertilizers, ( Deptt. of Chemicals & Petrochemicals ) No . S. O . 263( E), dated 29th March, 1996, in so 
far as it relates to formulation packs mentioned in the table below , except in respect of things done 
or omitted to be done before such supersession , the National Pharmaceutical Pricing Authority 
hereby fixes the prices as specified in column (5 ) of the table below as the ceiling price exclusive of 


भाग ।। --- खण्ड 3(ii) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


excise duty, and local tax , if any , for scheduled formulation specified in the corresponding entry in 
column (2 ) of the said Table with the strength and pack size specified respectively in the 
corresponding entries in column ( 3 ) and ( 4 ) thereof : 


Table 


Sl. 


Name of the formulation 


Strength 


Pack 
Size 


Ceiling Price 
__ ( Rs. ) 


No . 


(1 ) 


(2 ) 


( 3 ) 


" 1 . 


Each vial contains 
Sodium Benzyl Penicillin 
G5 Lac Units 


- 


1 Vial 


Sodium Benzyl Penicillin 
Injection 5 Lacs Units 


5 .04 


2 . 


1 Viall 


6 . 42 " 


Sodium Benzyl Penicillin 
Injection 10 Lacs Units 


Sodium Benzyl Penicillin 
G10 Lac Units 


Note : 
( a) The prices fixed are the maximum ceiling prices ( exclusive of excise ty and local taxes if 

any ) for the specified pack and packs of similar strength , and this kinies cannot claim 
exemption on any ground therefrom , unless specifically permitted .. Government/NPPA 

through an order. 
( b ) Pro -rata pricing for packs of same composition but of different sizes will be applicable vide 

S . O . No. 83( E ) dated 27. 1. 1998 . 
( c ) For different packing material uscd or any special feature claiinca , companies are required 

to approach NPPA for approval/ ſixation of specific prices . 


| PN/45/ 2001/ F/ F N ) 8( 345/2001 / DP/ NPPA- Div .- 11 ] 


S. K BHATT. DI Director 


आदेश 
नई दिल्ली, 10 मई, 2001 


का. आ . 407( अ ). - राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण, भारत सरकार के रसायन और उर्वरक मंत्रालय द्वारा 
जारी का० आ० 637( अ ) तारीख 4 सितम्बर, 1997 के साथ पठित औषध ( कीमत नियंत्रण ) आदेश, 1995 के पैरा 
9 के उप पैरा (1 ) और (2 ) और पैरा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तथा भारत सरकार के रसायन 
और उर्वरक मंत्रालय (रसायन और पैट्रोरसायन विभाग) के आदेश सं० का० आo 699 ( अ), तारीख 2 अगस्त , 1995 
को जहाँ तक उसका सम्बन्ध नीचे की सारणी के विनिर्मित पैक से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रान्त करते हुए 
जिन्हें ऐसे अधिक्रमण के पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, नीचे की सारणी के स्तंभ (5) मे 
विनिर्दिष्ट कीमत को उक्त सारणी के स्तंभ (3 ) और (4 ) मे की क्रमशः तत्स्थानी प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट प्रबलता 


THEGAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY 


IP.AR ] II SEC . 3(ii)]] 


और पैक आकार सहित उस सारणी के स्तंभ ( 2) में की त -स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट अनुसूचित विनिर्मितयों में 
से प्रत्येक की , उत्पाद शुल्क और स्थानीय कर, यदि कोई है, को छोड़कर अधिकतम कीमत के रुप में नियत करती है । 


सारण 


- 


क्र . सं . विनिर्मिति का नाम 


प्रबलता 


पैक आकार 


अधिकतम 
कीमत (रु .) 


- 


प्रत्येक वाइल से 
प्रोकेन पैगिरिलीन जी + 

प्रोकन पैनिसिलीन 5 डोज वाइल 10 .72 
सोडियम बेनजहिल पेनिसिलीन जी 15 लाख यूनिट 
जी इन्जैक्शन 

सोडियम बनजाइल 

पैनिसिलीन जी 5 लाख यूनिट 
2 . पोकेन पैनिसिलीन जी + 

प्रोकेन पेनिसिलीन __ 10 डोज वाइल 17.66 " 
सोडियम बेनजाइल पैनिसिलीन जी 30 लाख यूनिट + 
जी इन्जैक्शन 

सोडियम बेनजाइल 

पैनिसिलीन जी 10 लाख यूनिट 
नोट : 
( क ) ये कीमतें विनिर्दिष्ट पैक व समान प्रबलता के पैकों पर उत्पाद शुल्क और स्थानीय कर को छोड़कर 

अधिकतम कीमत के रुप में नियत की जाती हैं , और कम्पनी किसी छूट का दावा नहीं कर सकती, जब 

तक उसे धूट के लिये सरकार / रा. औ. मू.नि. प्रा . से आदेश प्राप्त न हो । 
( ख ) वह पैक जिसकी कम्पोज़िशन समान है लेकिन आकार में अन्तर है, वह प्रो - राटा प्राइजिंग आदेश का. आ . 

83( अ) दिना ) 27 .1. 1998 के तहत आयेगी । 
( ग) अगर कम्पनी, विभिन्न प्रकार की पैकिंग साभागी म उसमें विशेष लक्षण का दावा करती है तो उसे राष्ट्रीय 

औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण के पास कीमत के अनुमोदन / नियत कराने के लिये आना होगा । 


। फा . .: 45/ 2001 घि/ फा . मं. 8( 34 )/ 2001/ डीपी/ एनपीपीए.-डियी -II ] 

एस. के . भट्ट, उप निदेशक 


ORDER 

New Delhi ,the loth May, 22001 
S. O . #07 ( E ).- - In exercise of the powers , conferred by sub - paragraph ( 1 ) and (2 ) of paragraph 9 
and paragraph 1 ! of the Drugs ( Prices Control) Order, 1995 read with S . O . No . 637 ( E ), dated the 
4 September, 1997 issued by the Government of India in the Ministry of Chemicals and Fertilizers , 
and in supersession of the Order of the Government of India in the Ministry of Chemicals and 
Fertilizers , ( Deptt. of Chemicals & Petrochemicals ) No. S . O . 699 ( E), dated 2nd August, 1995 , in so 
far as it relates to formulation packs mentioned in the table below , except in respect of things done 
or omitted to be done before such supersession , the National Pharmaceutical Pricing Authority 
hereby fixes the prices as specified in column (5 ) of the table below as the ceiling price exclusive of 


[ भाग | - खण्ड 


3 ( ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


excise duty, and local tax , if any , for scheduled formulation specified in the corresponding entry in 
column ( 2 ) of the said Table with the strength and pack size specilied respectively in the 
corresponding entries in column (3 ) and (4 ) thereof : 


Table 


Sl. 


Name of the formulation 


Strength 


Pack 
Size 
( 4 ) 


Ceiling Price 

( Rs . ) 
___ ( 5 ) 


- 


( 2 ) 


“ 1 . 


5 Dose Vial 


10 .72 


Procaine Penicillin G + 
Sodium Benzyl Penicillin 
G Injection 


Each vial contains 
Procaine Penicillin 
G15 Lac Units + 
Sodium Benzyl Penicillin 
G5 Lac Units 


10 Dose Vial 


17. 66 " 


Procaine Penicillin G + 
Sodium Benzyl Penicillin 
G Injection 


Procaine Penicillin 
G30 Lac Units + 
Sodium Benzyl Penicillin 
G10 Lac Units 


Note : 
( a ) The prices fixed are the maximum ceiling prices ( exclusive of excise duty and local taxes if 

any) for the specified pack and packs of similar strength , and companies cannot claim 
exemption on any ground therefrom , unless specifically permitted by the Government/NPPA 
through an order . 
Pro -rata pricing for packs of same composition but of different sizes will be applicable vide 
S . O . No. 83 ( E ) dated 27 .1 . 1998 . 
For different packing material used or any special feature claimed , companies are required 
to approach NPPA for approval/ fixation of specific prices. 


( c) 


[ PN/45/ 2001/ F/ E. No . 8( 34)/ 2001/ DP/ NPPA- Dis .- II ] 


S .K BHATT , D . Director 
आदेश 

नई दिल्ली, 10 मई, 2001 
का . आ . 408( अ ). - राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण, भारत सरकार के रसायन और उर्वरक मंत्रालय द्वारा 
जारी का० आo 637 ( अ) तारीख 4 सितम्बर, 1997 के साथ पठित औषध ( कीमत नियंत्रण) आदेश, 1995 के पैरा 
9 के उप पैरा (1) और ( 2) और पैरा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तथा भारत सरकार के रसायन 
और उर्वरक मंत्रालय ( राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण ) के आदेश सं० का० आ० 720( अ ), तारीख । 
अगस्त , 2000 को जहाँ तक उसका सम्बन्ध नीचे की सारणी के विनिर्मित पैक से है , उन बातों के सिवाय 
अधिक्रान्त करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण के पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, नीचे की सारणी 
के स्तंभ (5 ) मे विनिर्दिष्ट कीमत को उक्त सारणी के स्तंभ (3 ) और (4 ) मे की क्रमशः तत्स्थानी प्रविष्टियों में 


___ THE GAZETTE OFINDIA : EXTRAORDINARY _ _ PART Il - SEC.3(ii)] 
विनिर्दिष्ट प्रबलता और पैक आकार सहित उस सारणी के स्तंभ (2) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट 
अनुसूचित विनिर्मितयों में से प्रत्येक की, उत्पाद शुल्क और स्थानीय कर , यदि कोई है, को छोड़कर अधिकतम कीमत 
के रुप में नियत करती है । 


सारणी 


क्र . सं . विनिर्मिति का नाम 


प्रबलता 


पैक आकार अधिकतम 


कीमत (रु.) 


1 


2 


A 


5 


प्रत्येक वाइल में 
"1. स्ट्रेप्टोमाइसिन सल्फेट 

स्ट्रेप्टोमाइसिन सल्फेट 5 डोज वाइल 23 .92 " 
और पैनिसिलीन इन्ज . 

बेस 2. 5 ग्राम के बराबर 
पैनिसिलीन जी सोडियम -5 लाख यूनिट 

प्रोकेन पैनिसिलीन जी -15 लाख यूनिट 
नोट : 
( क ) ये कीमतें विनिर्दिष्ट पैक व समान प्रबलता के पैकों पर उत्पाद शुल्क और स्थानीय कर को छोड़कर 

अधिकतम कीमत के रुप में नियत की जाती हैं , और कम्पनी किसी छूट का दावा नहीं कर सकती, जब 

तक उसे छूट के लिये सरकार / रा. औ.मू.नि. प्रा. से आदेश प्राप्त न हो । 
( ख ) वह पैक जिसकी कम्पोज़िशन समान है लेकिन आकार में अन्तर है, वह प्रो - राटा प्राइजिंग आदेश का . आ . 

83 (अ) दिनांक 27.1.1998 के तहत आयेगी । 
( ग) अगर कम्पनी, विभिन्न प्रकार की पैकिंग सामाग्री या उसमें विशेष लक्षण का दावा करती है तो उसे राष्ट्रीय 

औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण के पास कीमत के अनुमोदन / नियत कराने के लिये आना होगा । 


[ कां .सं./45/ 2001/वि / फा. सं. 8( 34 )/ 2001/डीपी/ एनपीपीए.-डिवी- 1 ] 

एम. के. भट्ट, उप निदेशक 


ORDER 
New Delhi, the 10th May, 2001 


S. 0. 408 ( E). - In exercise of the powers, conferred by sub - paragraph ( 1 ) and ( 2 ) of paragraph 9 
and paragraph 11 of the Drugs ( Prices Control ) Order, 1995 read with S . O . No . 637 ( E ), dated the 
4th September, 1997 issued by the Government of India in the Ministry of Chemicals and Fertilizers , 
and in supersession of the Order of the Government of India in the Ministry of Chemicals and 
Fertilizers, ( National Pharmaceutical Pricing Authority ) No . S . O . 720( E ), dated 1 " August, 2000 , in 
so far as it relates to formulation packs mentioned in the table below , except in respect of things 
done or omitted to be done before such supersession , the National Pharmaceutical Pricing Authority 
hereby fixes the prices as specified in column ( 5 ) of the table below as the ceiling price exclusive of 


[ 470 |1 - 05 3 (ii )] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


excise duty , and local tax , if any , for scheduled formulation specified in the corresponding entry in 
column (2 ) of the said Table with the strength and pack size specified respectively in the 
corresponding entries in column ( 3 ) and (4 ) thereof : 


Table 


Strength 


Sl. Name of the formulation 
No. 
(1) (2) 


Pack 
Size 
(4 ) _ _ 


Ceiling Price 

(Rs.) 
(5 ) _ 


( 3 ) 


14 


SI 


" 1. 


23 .92 " 


Streptomycin Sulphate and 
Penicillin Inj. 


Each vial contains 
Streptomycin Sulphate 5 dose Vial 
eq . to base 2 .5gm 
Penicillin G Sodium -5 lacs units 
Procaine Penicillin G - 15 lacs units 


Note : 
( a ) The prices fixed are the maximum ceiling prices ( exclusive of excise duty and local taxes il 

any) for the specified pack and packs of similar strength , and companies cannot claim 
exemption on any ground therefrom , unless specifically permitted by the GovernmentNPPA 

through an order. 
(b ) Pro -rata pricing for packs of same composition but of different sizes will be applicable vide 

S . O . No. 83 ( E ) dated 27 . 1 . 1998 . 
(c ) For different packing material used or any special feature claimed , companies are required 

to approach NPPA for approval/ fixation of specific prices. 


[PN /45/ 2001/F /F .NO 8( 34 )/2001/DP /NPPA -Div .-1||| 


S .K . BHATT. Dy Director 


Printed by the Manager, Govt. of India Press . Ring Road , Mayapuri. New Delhi- 1100)64 

and Published by the Controller of Publications. Delhi- 110054 . 


